निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 109 ) 


19 चैत्र 1931 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 9 अप्रील 2009 


निर्वाचन विभाग 

- - - - 
अधिसूचना 

9 अप्रील 2009 
सं0 बी1 - 3- 101 / 2009 - 11 - लोक सभा आम निर्वाचन , 2009 से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 
संख्या -464 / 2009 (1) दिनांक 09.04.2009 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात कुमार गुप्ता, 
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट , ( असाधारण) , 9 अप्रील 2009 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 


निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 / दिनांक: 9 अप्रैल 2009 / 19 चैत्र, 1931 ( शक ) 


सं० 464 / 2009 / (1):- यतः भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व, 1951 (1951 का 43 ) की धारा 56 के साथ पठित 


धारा 30 के अधीन जारी 23 मार्च, 2009 की अपनी अधिसूचना सं० 464 / 2009 / (1) द्वारा बिहार राज्य में 34 - सासाराम ( अ. जा.), 
37 - औरंगाबाद, 38 -गया (अ.जा.), 40- जमुई (अ. जा.) और महाराष्ट्र राज्य में 12 - गड़चिरोली- चिमुर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन 

क्षेत्रों के लिए 16 अप्रैल, 2009 ( बृहस्पतिवार ) को होने वाले मतदान के लिये मतदान का समय 7 बजे पूर्वाहन से 5 बजे अपराहन के रूप 
में नियत की थी और 

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र की रिर्पोटों पर विचार करने के बाद और अन्य 
सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि " कानून और व्यवस्था” के गंभीर 
मामलों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल की सीमित तैनाती के कारण बिहार राज्य में क्रमशः 34 - सासाराम 
( अ. जा ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 206 – चैनपुर एंव 207 - चेनारी (अ. जा.) विधान सभा खण्डों , 37 - औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 
222 - कुटुम्बा (अ. जा.), 224 - रफीगंज एंव 227- इमामगंज (अ. जा.)विधान सभा खण्डों , 38 - गया (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 
228 -बाराचट्टी ( अ. जा ., विधान सभा खण्ड, 40- जमुई ( अ. जा .) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 240 -सिकन्दरा (अ. जा.), 242 - झाझा एवं 
243 - चकाई विधान सभा खण्डों के सम्बन्ध में तथा महाराष्ट्र राज्य में 12 - गड़चिरोली -चिमुर ( अ. ज. जा .) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 


66 - आमगांव ( अ. ज. जा ), 67 - अरमोरी ( अ. ज. जा ), 68 - गडचिरोली ( अ. ज. जा ) और 69 - अहेरी ( अ. ज. जा ) विधान सभा खण्डों के 
सम्बन्ध में मतदान 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक करवाया जाना अनुकूल है । 

अतः, अब, साधारण खण्ड अनिधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उपर्युक्त सन्दर्भित अपनी दिनांक 23 मार्च, 
2009 की अधिसूचना में , एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् : 

___ उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , बिहार राज्य में 34 - सासाराम ( अ. जा.), 37 - औरंगाबाद , 38 - गया ( अ. जा .) और 40 - जमुई 
( अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सामने तथा महाराष्ट्र राज्य में 12 - गड़चिरोली -चिमुर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 
सामने स्तम्भ ( 3 ) में विद्यमान प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात: 


मतदान की तारीख 


मतदान का समय 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम 

संख्या तथा नाम 


2 


बिहार 
34 - सासाराम ( अ. जा .) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
206 – चैनपुर 

16 अप्रैल , 2009 (बृहस्पतिवार ) 
207 - चेनारी ( अ. जा .) 
204 -मोहनियाँ ( अ. जा.) 
205 – भभुआ 

16 अप्रैल, 2009 ( बृहस्पतिवार ) 
208 - सासाराम 


7:00 पूर्वाह्न से 3:00 अपराह्न 


| 7:00 पूर्वाह्न से 5: 00 अपराह्न 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 9 अप्रील 2009 


मतदान का समय 


7: 00 पूर्वाह्न से 3: 00 अपराह्न 


| 7: 00 पूर्वाह्न से 5: 00 अपराह्न 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम 

मतदान की तारीख 
संख्या तथा नाम 

2 
209 - करगहर 
37 - औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
222 - कुटुम्बा ( अ. जा.), 
224 - रफीगंज 

16 अप्रैल, 2009 ( बृहस्पतिवार ) 
227 - इमामगंज ( अ. जा .) 
223 - औरंगाबाद 
225 - गुरूआ 

16 अप्रैल, 2009 ( बृहस्पतिवार ) 
231 - टिकारी 
38 - गया ( अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
228 –बाराचट्टी (अ. जा .) 16 अप्रैल, 2009 ( बृहस्पतिवार ) 
226 – शेरघाटी 
229 - बोध गया (अ. जा.) 
230 - गया टाऊन 

16 अप्रैल, 2009 ( बृहस्पतिवार ) 
232 - बेलागंज 
234 - वजीरगंज 
40 - जमुई (अ. जा .) संसदीय निर्वाच क्षेत्र 
240 - सिकन्दरा ( अ. जा .) 
242 - झाझा 

16 अप्रैल, 2009 (बृहस्पतिवार) 
243 - चकाई 


| 7: 00 पूर्वाह्न से 3: 00 अपराह्न 


| 7: 00 पूर्वाह्न से 5: 00 अपराह्न 


| 7: 00 पूर्वाह्न से 3:00 अपराह्न 


| 7:00 पूर्वाह्न से 5: 00 अपराह्न 


164 - तारापुर 
169 - शेखपुरा 

16 अप्रैल , 2009 (बृहस्पतिवार ) 
241 - जमुई 
महाराष्ट्र 
12 - गड़चिरोली -चिमुर ( अ. ज. जा .) संसदीय क्षेत्र 


16 अप्रैल , 2009 ( बृहस्पतिवार ) 


| 7: 00 पूर्वाह्न से 3: 00 अपराह्न 


66 - आमगांव ( अ. ज. जा ) 
67 - अरमोरी ( अ. ज. जा ) 
68 - गड़चिरोली ( अ. ज. जा ) 
69 - अहेरी ( अ. ज. जा.) 
73 -ब्रह्मपुरी 
| 74 -चिमुर 


16 अप्रैल , 2009 ( बृहस्पतिवार) 


| 7: 00 पूर्वाह्न से 5:00 अपराह्न 


आदेश से, 
शंगारा राम , 
प्रधान सचिव । 


ask JGIC , (31HTERUT), 9 316 2009 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001 Dated the 9th April, 2009 / 

19 Chaitra , 1931 (Saka ) 
No. 464/ 2009( 1) — WHEREAS, the Election Commission of India by its notification No. 
464 /2009 ( 1 ), dated 23rd March , 2009 issued under Section 30 read with Section 56 of 
Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) has fixed “ Hours of Poll ” from 7 :00 AM to 
5 :00 PM for the polls to be taken , on 16th April, 2009 in respect of 34 - Sasaram ( SC ), 37 
Aurangabad , 38 -Gaya (SC ) and 40 - Jamui (SC ) Parliamentary Constituencies in the State of Bihar 
and 12 Gadchiroli Chimur (ST) Parliamentary Constituency in the State ofMaharashtra . 

WHEREAS , after considering the reports of Chief Electoral Officer, Bihar and of Chief 
Electoral Officer, Maharashtra and after taking into account all other material circumstances , the 
Election Commission is satisfied that it is desirable to conduct the poll from 7 : 00 AM to 3 :00 PM 
in respect of 206 -Chainpur & 207 -Chenari ( SC ) assembly segments of 34 -Sasaram ( SC ) 
Parliamentary Constituency ; 222 -Kutumba (SC ), 224 -Rafiganj & 227 - Imamganj ( SC ) assembly 
segments of 37 -Aurangabad Parliamentary Constituency ; 228 -Barachatti (SC ) assembly segment 
of 38 -Gaya (SC ) Parliamentary Constituency and 240 -Sikandra (SC ), 242 -Jhajha and 243 
Chakai assembly segments of 40 -Jamui (SC ) Parliamentary Constituency in the State of Bihar 
and in respect of 66 -Amgaon (ST), 67 -Armori (ST), 68 -Gadchiroli (ST) & 69-Aheri (ST) 
assembly segments of 12 -Gadchiroli Chimur (ST ) Parliamentary Constituency in the State of 
Maharashtra due to serious issues of “ Law & Order ” and limited deployment of CPF in the Naxal 
affected areas . 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 56 of the 
Representation of the People Act, 1951 read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 
( 10 of 1897 ), the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its 
notification dated 23rd March , 2009 referred to above, namely: 

In the schedule to the said notification , for the existing entry in column (3 ), against 34 
Sasaram (SC ), 37 -Aurangabad , 38 -Gaya ( SC ) and 40 - Jamui ( SC ) Parliamentary Constituencies in 
the State of Bihar and against 12 -Gadchiroli Chimur (ST ) Parliamentary Constituency in the State 
of Maharashtra the following entry shall be substituted , namely : 
No. & Name of Parliamentary 

Date of Poll 

Hours of Poll 
Constituency 

1 
BIHAR 
34 - Sasaram ( SC ) PC 
206 -Chainpur & 

16th April, 2009 ( Thursday) 7: 00AM to 3:00 PM 
207 -Chenari ( SC ), 
204 -Mohania (SC ), 
205 -Bhabua, 

16th April, 2009 ( Thursday ) 7 :00AM to 5 : 00 PM 
208 -Sasaram & 
209-Kargahar . 
37 -Aurangabad PC 
222 -Kutumba (SC ), 
224 -Rafiganj, 

16th April, 2009 ( Thursday) 7 : 00AM to 3 : 00 PM 
227 -Imamganj (SC ). 


PER JGIC , (37HTERUT), 9 3710 2009 


No. & Name of Parliamentary 

Constituency 


Date of Poll 


Hours of Poll 


3 


16th April, 2009 ( Thursday) 


7: 00AM to 5: 00 PM 


16th April, 2009 ( Thursday ) 


| 7 : 00AM to 3 : 00 PM 


16th April, 2009 ( Thursday) 


7:00AM to 5:00 PM 


223 -Aurangabad , 
225 -Gurua & 231 - Tikari 
38 -Gaya (SC ) PC 
228 - Barachatti (SC ) 
226 -Sherghati, 
229 -Bodh Gaya (SC ), 
230 -Gaya Town , 
232 -Belaganj & 
234 -Wazirganj. 
40 -Jamui ( SC ) PC 
240 - Sikandra ( SC ), 
242 - Jhajha & 
243-Chakai. 
164- Tarapur, 
169 -Sheikhpura 
& 241 - Jamui. 
MAHARASHTRA 


16th April, 2009 (Thursday) 


7 :00AM to 3 : 00 PM 


16th April, 2009 ( Thursday) 


7:00AM to 5:00 PM 


12 -Gadchiroli Chimur (ST) PC 
66 . Amgaon (ST ), 67. Armori ( ST ), 

68 . Gadchiroli (ST ) and 69 . 

Aheri (ST) 
73. Brahmapuri and 74 . Chimur. 


| 16th April , 2009 ( Thursday ) 


7: 00AM to 3:00 PM 


16th April, 2009 (Thursday) 


7:00AM to 5 :00 PM 


By order, 
SHANGARA RAM , 
Principal Secretary to the 
Election Commission of India 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JT (3HTERUT) 109-571+ 300 - Octoutoj 


